PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26 , 2002 (CHTR. 5 , 1924 SAKA) 


177 


संख्या डी 0 एल 0/ 795. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 29 जून, 1990 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए, मैं घोषणा करता हूं कि 1800 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति 
से उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 

Schedule of Property 
1. All assets ofthe loanee including bank - debits, stores, stock , machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee. 

3. Personal security of the sureties. 

संख्या डी 0 एल0 / 800. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 31 मई, 1985 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 5,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 1 फरवरी, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 4600 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 

Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank - debits, stores, stock , inachinery exist, purchased with the amount 

of loan . 
2. Personal security of the lounee. 
3. Personal security of the sureties. 


. 


संख्या डी 0 एल 0/805. — जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 10 जुलाई, 1985 को नोटिस दिया 
गया था, जिस में उक्त ऋणी को 7,500 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 6,500 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


, 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank - debits , stores , stock , machinery exist, purchased withthe amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties . 


. 


संख्या डी 0 एल 0/ 810. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 17 अप्रैल, 1984 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 5,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 11 फरवरी, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 5,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 

Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank -debits , stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties . 


संख्या डी0 एल 0/815 .-- जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 25 मार्च,1991 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 7,000 रुपये की राशि 10 % वार्षिक ब्याज दर सहित 31 मार्च, 1983 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 1,693 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 10 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति 
से उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


178 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26, 2002 ( CHTR. 5 , 1924 SAKA) 


[ PART I 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank -debits , stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी ० एल ० / 820. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 28 जनवरी, 1985 को नोटिस 
दिया गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 14 अप्रैल , 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 
मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 7,360 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank - debits , stores, stock , machinery exist, purchased with the amount 

of loan , 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of die sureties . 


संख्या डी 0 एल 0/ 825. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 12 अगस्त, 1985 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 11 फरवरी, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे 
अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 5,332 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank - debits , stores, stock , machinery exist, purchased with the amount 

of loan . 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties . 


संख्या डी ० एल ०/ 830. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम , 1935 की धारा 23 के अधीन 16 अप्रैल, 1984 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 11 फरवरी, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे 
अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 23,172 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank - debits, stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loun , 
2. Personal security of the loanee. 
3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी 0 एल 0/ 835. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 17 जून , 1985 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 10 मार्च, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 300 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


PART I ] 


| HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26, 2002 (CHTR.5, 1924 SAKA) 


179 . 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank -debits , stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties . 


संख्या डी 0 एल0/ 840.--- जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 2 जनवरी, 1985 को नोटिस दिया 
गया था, जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 10,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank - debits, stores, stock , machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3 . Personal security of the sureties . 


संख्या डी 0 एल 0 / 845. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 23 अप्रैल, 1984 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 5,500 रुपये की राशि 9 % , वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 5,500 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


। 


1. All assets of the loanee including bank - debits, stores, stock, machinery exist, purchased with the amount 

of loan . 
2 . Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी0 एल0 / 850. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 17 जुलाई, 1985 को नोटिस दिया 
गया था, जिस में उक्त ऋणी को 7,500 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 17 फरवरी, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे 
अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 7,100 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank - debits , stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee. 
3. Personal security of the sureties . 


. 


संख्या डी 0 एल0 / 855.-- जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम , 1935 की धारा 23 के अधीन 11 मई , 1984 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 5,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 5,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


180 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26 , 2002 (CHTR . 5 , 1924 SAKA ) 


[ PART 1 ) 


. 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank -debits, stores, stock, machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी0 एल 0 / 860. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 9 जनवरी, 1990 को नोटिस दिया 
गया था, जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 10 अप्रैल, 1981 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 1,200 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


... Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank -debits, stores, stock,machinery exist; purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties. 


संख्या डी 0 एल0/865. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम , 1935 की धारा 23 के अधीन 17 जून , 1985 को नोटिस दिया 
गया था , जिस में उक्त ऋणी को 7,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा 
करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 6,500 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती हैं । 


Schedule of Property 


1. All assets of the loanee including bank- debits , stores , stock, machinery exist, purchased with the amount 

of loan , 


2. Personal security of the loanee . 


3. Personal security of the sureties. 


( Sd.)... , 
- General Manager , 
District Industries Centre , Faridabad . 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 15 जनवरी, 2002 


संख्या नि 0 न 0 तथा ग्रा 0 आ0- 40 न 0 यो ० ( इ0 ) -2002/ एम-263 / 177. - हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम , 
1975 की धारा 7 क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के 
- राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए यमुनानगर - जगाधरी के नगरीय क्षेत्र को 
उक्त धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करते है, अर्थात 


अनुसूची 
नगरीय क्षेत्र यमुनानगर - जगाधरी के लिए सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी 0 टी 0 पी 0 (वाई0) 62/95 दिनांक 29 दिसम्बर, 
के साथ पढ़ा जाए । 


1995 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26 , 2012 (CHTR . 5 , 1924 SAKA ) 


181 


उत्तर : खेड़ा हरिपुर जाटान तथा कैल गांवों की राजस्व सीमाओं का मिलन स्थान है बिन्दु ए से आरम्भ होकर , वहां से पूर्व की तरफ 
खेड़ा और भटौली गांवों की उत्तरी राजस्व सीमाओं का साथ साथ बिन्दु बी तक , अर्थात वह बिन्दु जहां यह हरिपुर जाटान, भटौली तथा 
झींवरहेडी गांवों की राजस्व सीमाओं के त्रिसंगम से मिलती है । उसके बाद उत्तर की ओर झींवरहेड़ी गांव की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ- साथ 
बिन्दु सी तक , जहां यह जगाधरी - सारवन मार्ग से मिलती है । उसके बाद फिर पूर्व की ओर झींवरहेड़ी, जड़ौदा, हालूवाला, तेलीपुरा उद्यमगढ़ और 
गढ़ीबंजारा , गांवों की उत्तरी राजस्व सीमाओं के साथ साथ बिन्दु डी तक, जो कि गढ़ी बंजारा , नाभ तथा भूखंडी गांवों की राजस्व सीमाओं का 
त्रिसंगम है । 


पूर्व: वहाँ से दक्षिण की ओर गढ़ी बंजारा और चनेटी गांवों की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ साथ बिन्दु ई तक , जहां यह गांव बुड़िया 
जागीर की राजस्व सम्पदा में स्थित आयत संख्या 6 की पूर्वी भुजा के ऊपरी कोने से मिलती है । वहां से और आगे दक्षिण की ओर बुड़िया जागीर 
गांव की राजस्व सम्पदा में स्थित आयत संख्या 6,8 व 25 की पूर्वी सीमाओं के साथ साथ बिन्दु एफ तक, जो कि बुड़िया जागीर, भगवानगढ़ और 
बुड़िया संकर गांवों की राजस्व सीमाओं का त्रिसंगम है । वहां से और आगे की तरफ भगवानगढ़, भोजपुर , परवालों, दड़वा, ताजकपुर और दसानी 
गांवों की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ साथ बिन्दु जी तक, अर्थात वह बिन्दु जहां दसानी गांव की पूर्वी राजस्व सीमा अम्बाला - सहारनपुर रेलमार्ग 
से मिलती है । 


दक्षिण : वहां से पश्चिम की तरफ दसानी, दौलतपुर , रायपुर, शादीपुर , गुलाबगढ, पतासगढ़ और औरंगाबाद गांव की दक्षिण राजस्व 
सीमाओं के साथ - साथ बिन्दु एच तक जहां औरंगाबाद गांव की दक्षिणी- पश्चिमी राजस्व सीमा यमुनानगर- रादौर राजमार्ग से मिलती है । 


पश्चिम : वहां से उत्तर की ओर औरंगाबाद, रोड़ छप्पर , भूतमाजरा , गोलनपुर और मंडेबरी गांव की पश्चिमी राजस्व सीमाओं के साथ 
साथ बिन्दु आई तक, अर्थात गलोली, सुढल और मंडेबरी गांव की राजस्व सीमाओं का विसंगम । वहां से पूर्व की ओर मंडेबरी गांव को उत्तरी 
राजस्व सीमा के साथ साथ बिन्दु जे तक , अर्थात खेड़ी रांगड़ान, सुदल तथा मंडेबरी गांवों की राजस्व सीमाओं का संगम । वहां से फिर उत्तर की 
ओर खेड़ी रांगड़ान, रटोली व खेड़ा गांवों की पश्चिमी राजस्व सीमाओं के साथ साथ बिन्दु ए तक , अर्थात आरम्भिक बिन्दु तक । 


भास्कर चटर्जी. 


आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 15th January, 2002 


No. DTCP -STP ( E )-2002 /M - 263/ 177. - In exercise of the powers conferred by Section 7 A of the Haryana 
Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Act 8 of 1975 ), and all other powers enabling him in this behalt 
theGovemor ofHaryana hereby notifies the urban area of Yamuna Nagarand Jagadhri as specified in the Schedule giver 
below and shown in the plan appended hereto for the purpose of said section , namely : 


Schedule 


The Schedule of boundaries of the area around and within Municipal area of Yamuna Nagar-Jagadhri town to be 
read with Drawing No.DTP ( Y )62/95, dated the 29th December , 1995 . 


North : Starting from Point A which is the meeting point of the revenue boundaries of villages Khera , Haripu 
Jattan and Kail . Thence towards East along the nortbern revenue boundaries of village -Khera and Bhatauli upu 
Point B i.e. the point where it meets the trijunction of revenue boundaries of village Haripur Jattan , Bhatauli ana 
Jhinwar- beri . Thence towards North along the western revenue boundary of village Jhinwar -heri upto Point C where 
it meets Jagadhri - Sarawan Road . Thence again towards East along the northern revenue boundaries of village 
Jhinwas- heri, Jarauda , Haluwala , Talipura , Udhan Garh and Garhi Banjara upto Point D which is the trijunction of 
revenue boundaries of villages Garhi Banjara , Nabh and Bhukhri. 


182 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26 , 2002 (CHTR . 5 , 1924 SAKA ) 


[ PART ) 


East : Thence towards South along the eastern revenue boundaries of villages Garhi Banjara and Chaneti upto 
Point E where it meets top corner of the Eastern side of rectangle No.6 ofrevenue estate of village Buria Jagir. Thence 
further towards South along the Eastern boundaries of rectangle No.6 , 8 and 25 of Revenue Estate of village Buria Jagir 
upto Point F i.e . the trijunction of revenueboundaries of villages Buria Jagir, Bhagwan Garh and Buria Sarkar. Thence 
further South ward along the Eastern revenue boundaries of villages Bhagwan Garh , Bhojpur, Parwalon , Darwa, Tajakpur 
and Dasani upto Point G i.e. the pointwhere Eastern revenue boundary of village Dasanimeets Ambala -Saharanpur 
Railway Line. 


South : Thence towards West along the Southern revenue boundaries of villages Dasani, Daulatpur, Raipur, 
Shadipur, Gulab Garh , Patas Garh and Aurangabad upto Point H where the South -West revenue boundary of village 
Aurangabad meets Yamuna Nagar- Radaur Road . 


West : Thence towards North along the Western revenue boundaries of villages Aurangabad , Ror Chapper, 
Bhutamajra , Gollanpur and Mandebri upto Point l i.e . the trijunction of revenue boundaries of villages Galoli, Sudhal 
and Mandebari. Thence towards East along the Northern revenue boundary of village Mandebari upto Point I i.e. the 
trijunction of revenue boundaries of village Kheri Rangran , Sudhal and Mandebari. Thence again towards North along 
the Western revenue boundaries of village Kheri Rangran , Ratouli and Khera upto Point ‘ A ’ i.e. the point of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Town and Country Planning Department. 


